निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 भाद्र 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 797 ) पटना , मंगलवार , 21 सितम्बर 2021 


सं ० 6 एस ० एस ० ( 11 ) 01 / 2019-465 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


प्रेषक , 


XX 


XX 
अनौपचारिक 
रुप से 
परामर्शित । 


केशवेन्द्र कुमार , भा ० प्र ० से ० , 

सरकार के विशेष सचिव । 
सेवा में 

महालेखाकार ( ले ० एवं हक ० ) बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना -15 , दिनांक -09.02.2021 . 
द्वारा : 

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार । 
विषय :- पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय , किशनगंज की स्थापना एवं तत्संबंधी 208 अकादमिक 

एवं प्रशासनिक पदों की स्वीकृति । 
महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त स्थापना 
एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत डॉ ० कलाम कृषि महाविद्यालय , किशनगंज के परिसर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान 
महाविद्यालय , किशनगंज की स्थापना एवं तत्संबंधी 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है । राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन का त्वरित गति 
से विकास आवश्यक है ताकि इससे ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा और राज्य की अर्थ व्यवस्था में उनका 
योगदान होगा । इसके लिए पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान से संबंधित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को 
प्रयोगशाला से सरजमीन पर उतारने हेतु डा ० कलाम कृषि महाविद्यालय , किशनगंज के परिसर में उपलब्ध 
संरचनाओं , अकादमिक भवनों , छात्रावासों एवं भूखंड पर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय 
किशनगंज की स्थापना तथा कार्यरूप देने के लिए अकादमिक , प्रशासनिक पद एवं सपोर्टिंग स्टाफ के पद 
सहित 208 नये पदों का सृजन रुपये 5 / - मात्र टोकेन राशि पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गयी है । 
जिसका विवरण पद के साथ बेसिक वेतन सहित निम्नवत है : 


2 . 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 21 सितम्बर 2021 


SI . 


No. 


Basic pay ( on 
the basis of 
revised pay ) 


1 


144200 


2 


3 


144200 
131400 
57700 


4 


5 


6 


47600 
56100 
44900 


7 


8 


35400 


9 


10 
11 


35400 
35400 
35400 


12 


Designation 

No. of 

Pay Level 
Proposed 

Post 
ACADEMIC CUM ADMINISTRATIVE POSTS 
Dean 

01 

Level - 14 
University Professor 

21 

Level - 14 
Associate Professor 

36 

Level - 13A 
Assistant Professor 

64 

Level - 10 
Total : 

122 
NON TEACHING & SUPPORTING STAFF 
P.A. to Dean 

1 

Level - 6 
Assistant Comptroller 

1 

Level - 7 
UDC ( Cashier ) 

2 

Level - 7 
Multi Task Office Assistant 

24 

Level - 6 
Farm Manager ( Foder ) 

1 

Level - 6 
Farm Manager ( Operation ) 

1 

Level - 6 
IT Technician 

2 

Level - 6 
Lab Equimment Maintenance 

1 

Level - 6 
Technician 
Farm Supervisor / Labour 

2 

Level - 6 
Supervisor 
Cashier 

1 

Level - 4 
Livestock / Farm / Lab Assistant 

34 

Level - 2 
Audio Visual Technician - cum 

1 

Level - 4 
Photographer 
Physical Training Instructor ( PTI ) 

1 

Level - 4 
cum - Hostel Care Taker 
Plumber 

1 

Level - 2 
Electrician 

2 

Level - 2 
Veterinary Compounder 

4 

Level - 2 
X - Ray technician 

2 

Level - 2 
O.T Assistant 

2 

Level - 2 
Laboratory Technician 

3 

Level - 2 
Total Staff Position proposed- 86 
Grand Total : 

208 


35400 


13 


35400 


14 


29200 


15 
16 


29200 
25500 


17 


25500 


18 


19 


21700 
19900 
19900 
19900 


20 


21 


22 


19900 


23 


19900 


3 . 


वर्तमान में पशु विज्ञान , गव्य तकनीकी , मत्स्य विज्ञान एवं सहबद्ध विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान हैं वे 
कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुये थे जिनकी प्राथमिकता कृषि विज्ञान और उद्यान का विकास है । इसी को 
दृष्टिपथ में रखते हुये बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , पटना के अधीन डा ० कलाम कृषि महाविद्यालय , 
किशनगंज के परिसर में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संरचनाओं यथा अकादमिक एवं प्रशासनिक 
भवन , होस्टल , छात्रावास भवन , आवासीय भवन एवं फार्म भवन तथा इसके अतिरिक्त नये संरचना के निर्माण 
हेतु उपलब्ध कराये जानेवाले भूमि पर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज को कार्य रूप 
देने के लिए अकादमिक - सह - प्रशासनिक पद सहित सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 208 नये पदों की स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना से उत्तर बिहार में 
इस विज्ञान का विस्तार एवं प्रसार हो सकेगा । इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में प्रख्यापित नवगठित 
“ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , पटना के अधीन डा ० कलाम , कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) 21 सितम्बर 2021 
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना एवं तत्संबंधी 208 अकादमिक एवं 
प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के पदों की स्वीकृति रुपये 5 / - मात्र के टोकन राशि पर करने 
तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन पदों पर होने वाले व्यय कुल ₹ 2690.70064 लाख ( रुपये छब्बीस करोड़ 
नब्बे लाख सत्तर हजार चौसठ ) मात्र व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है । 
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज राज्य में पशु विज्ञान से संबंधित शिक्षा अनुसंधान , 
विस्तार एवं प्रसार आदि का कार्य करेंगा ताकि राज्य में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान से संबंधित सहबद्ध 
विज्ञान का विकास हो सके । यह महाविद्यालय नवगठित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , पटना का अंग 


4 . 


होगा । 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


नवगठित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , पटना की स्थापना राज्य में इसी उद्देश्य से की गई है कि पशु 
विज्ञान , पशुपालन , गव्य तकनीक एवं मत्स्य विज्ञान से संबंधित सहबद्ध विज्ञान का विकास हो सके । इस हेतु 
डा ० कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में राज्य सरकार ( कृषि विभाग ) द्वारा आवश्यक संरचना 
एवं आवश्यक भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है , जिसमें सरकार की सहमति / स्वीकृति प्राप्त है । पशु 
चिकितसा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय , किशनगंज अपने मूर्त रूप को प्राप्त कर सके , इसके लिए आवश्यक 
आधारभूत संरचनाओं के साथ आकादमिक एवं प्रशासनिक पद के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के पदों का सृजन 
किया जा रहा है ताकि उक्त महाविद्यालय द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित शिक्षा का प्रसार करने में 
सक्षम हो सके । 
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत पद सृजन पर होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष -2415 –कृषि 
अनुसंधान तथा शिक्षा उपमुख्य शीर्ष -03 –पशुपालन लघुशीर्ष -277 -शिक्षा मांग संख्या -02 –उपशीर्ष -0001 
-बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , विपत्र कोड 02-2415032770001 , 31.05 -सहायक 
अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं 0001.31.06 – सहायक अनुदान – गैर वेतन मद में उपबंधित होने वाली 
राशि से विकलनीय होगा । यह राशि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना को 
कार्यमूर्त देने के लिए आधारभूत संरचना एवं महाविद्यालय में होने वाले अन्य विविध कार्यों के लिए व्यय किया 
जायेगा । इसके लिए राशि कुलपति , बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , पटना को बी ० टी ० सी ० फार्म -42 पर 
राशि की निकासी कर अथवा आर ० टी ० जी ० एस ० के माध्यम से एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा । विवरणी क 
एवं ख संलग्न । 
इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव / प्रधान सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , 
पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक , पशुपालन , बिहार , पटना इसके निकासी एवं व्यय पदाधिकारी 
होंगे । सचिव / प्रधान सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री , निकासी 
एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे । 
वर्तमान वित्तीय वर्ष में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज के लिए कोई राशि स्वीकृत 
नहीं है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में मूल बजट / अनुपूरक आगणन एवं बी ० सी ० एफ ० से राशि प्राप्त कर पशु 
चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय , किशनगंज की स्थापना तथा अन्य कार्यों को मूर्त रूप देने हेतु राज्य 
सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय , किशनगंज हेतु सिर्फ 
टोकेन राशि पर पदों के सृजन की स्वीकृति तथा वर्ष 2021-22 से स्वीकृत पदों एवं अन्य विविध कार्यों ( यथा 
आउट सोर्सिंग एवं अन्य ) पर होने वाले व्यय को वहन किया जायेगा । स्वीकृत पद स्थायी प्रकृति के होंगे एवं 
इसके व्यय का विकलन स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के तहत किया जायेगा । 
कुलपति , बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , पटना का यह दायित्व होगा की प्राप्त राशि का उपयोग पशु 
चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय , किशनगंज की स्थापना , आधारभूत संरचना एवं अन्य विविध कार्यों पर 
व्यय कर महाविद्यालय को मूर्त रूप देने का कार्य करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण - पत्र निर्धारित समय - सीमा के 
अन्दर निदेशक , पशुपालन , बिहार , पटना एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे । 
निदेशक , पशुपालन का यह दायित्व होगा कि कुलपति , बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , पटना को पशु 
चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय , किशनगंज हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले राशि का उपयोग कुलपति , 
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति पर किया जा रहा है या नहीं इसका 
अनुश्रवण कर विभाग को वस्तु - स्थिति से प्रत्येक माह मंतव्य के साथ अनुश्रवण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध 
कराना सुनिश्चित करायेंगे । 
दिनांक -29.11.2019 को प्रशासी पद वर्ग समिति की संपन्न बैठक में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान 
महाविद्यालय किशनगंज के लिए विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है । कार्यवाही 
संचिका संख्या -6 एस ० एस ० ( 11 ) 01/2019 के पृष्ठ 105-84 / प ० , दिनांक -29.11.2019 . 
दिनांक -02.02.2021 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या -04 के रूप में सम्मिलित करते हुये 
इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी है । संचिका संख्या -6 एस ० एस ० ( 11 ) 01/2019 के पृष्ठ -56 / टि ० , 
राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है । संचिका संख्या -6 एस ० एस ० ( 11 ) 
01/2019 के पृष्ठ -58 / टि ० , डायरी संख्या -45 , दिनांक 08.02.2021 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


4 . 


बिहार गजट ( असाधारण ) 21 सितम्बर 2021 


14 . 


वित्त विभागीय पत्रांक -7355 , दिनांक -05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत राशि की 
निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी । 

विश्वासभाजन , 


केशवेन्द्र कुमार , 


सरकार के विशेष सचिव । 


0 ; fogj . K & d 
i ' kopfdR k , oai ' kafokku egkol ly ; ] fd ' kuxa dh Laki ukij glasoly sl for Q ; Is 
I afk 0 ; fooj.In 

k # i ; syk ked2 


Level in 


SN . Proposed Name of the Post 


No. of 
Posts 


7th pay 


Basic Pay 


Commission 


1 


3 
1 


4 
14 


1 


2 


21 


14 


3 
4 


36 
64 


13A 
10 
6 


5 
144200 
144200 
131400 
57700 
46200 
47600 
25500 


5 


1 


6 


1 


7 
4 


7 


2 


8 


24 


6 


35400 


9 


1 


35400 


10 


1 
2 


6 
6 
6 


11 


1 


6 


12 
13 


2 
Dean 
University Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
P.A. to Dean 
Assistant Comptroller 
UDC ( Cashier ) 
Multi Task Office Assistant 
Farm Manager ( Foder ) 
Farm Manager ( Operation ) 
IT Technician 
Lab Equimment Maintenance Technician 
Farm Supervisor / Labour Supervisor 
Cashier 
Livestock / Farm / Lab Assistant 
Audio Visual Technician - cum - Photographer 
Physical Training Instructor ( PTI ) -cum 
Hostel Care Taker 
Plumber 
Electrician 
Veterinary Compounder 
X - Ray technician 
O.T Assistant 
Laboratory Technician 
Total Academic / Administrative Post 


2 


6 


35400 
35400 
35400 
35400 
25500 
19900 
25500 


4 


14 
15 
16 


1 
34 


2 


1 


4 


17 


1 


4 


25500 


1 


3 


21700 


18 
19 
20 


2 


2 
4 


19900 
19900 


2 


21 


4 


2 
2 


22 


4 


25500 
25500 
19900 
1038000 


23 


2 


3 
208 


बिहार गजट ( असाधारण ) 21 सितम्बर 2021 


5 


YR k # i ; sykket2 


Total of 


SN . 


DA 
( 12 % ) 


MA 


H.R.A. 


Total of 

one 
Month 


Remarks 


one Year 


Total 
salary as 

per 
proposed 
No. of 
post 

12 
174040 
3654840 


1 


6 


9 


14 


7 
1000 


1 


11536 


17304 
17304 


13 
2088480 
43858080 


2 


1000 


11 
174040 
174040 
158680 
70240 


11536 


3 


1000 


10512 


5712480 


15768 
6924 


4 


1000 


4616 


5 


5544 


1000 


7392 


6 


68549760 
53944320 
721632 
697440 
807360 
12522240 


5712 


1000 


3808 


4495360 
60136 
58120 
67280 
1043520 


1000 


7 
8 


60136 
58120 
33640 
43480 
43480 


3060 
4248 


4080 
2832 


1000 


9 


4248 


1000 


2832 


521760 


4248 


1000 


2832 


43480 


10 
11 


43480 
43480 
86960 


521760 
1043520 


4248 


1000 


2832 


43480 


किशनगंज 
नगर निगम 
शहरी क्षेत्र 
की श्रेणी में 
नहीं आता 
है । इसलिए 

शहरी 
परिवाहन 


12 


1000 


2832 


4248 
4248 
3060 


13 


43480 
86960 


1000 


43480 
43480 
31896 


2832 
2336 


521760 
1043520 
382752 


14 


1000 


31896 


15 


2388 


1000 


1592 


24880 


845920 


10151040 
379200 


16 


3060 


1000 


2040 


31600 


31600 


भत्ता देय 


नहीं होगा । 


17 


3060 


1000 


2040 


31600 


31600 


379200 


2604 


18 
19 
20 
21 


2388 
2388 
3060 


22 


3060 


1000 1736 27040 27040 324480 
1000 1592 24880 49760 597120 
1000 1592 24880 99520 1194240 
1000 4080 33640 67280 807360 
1000 4080 33640 67280 807360 
1000 

1592 24880 74640 895680 
23000 59568 1278712 16896672 202760064 

0 
( कुल बीस करोड़ सताईस लाख साठ हजार चौसठ ) मात्र । 

dsloyzdeli ] 
lidl d sfo ' lek I fpoA 


23 


2388 


124560 


6 


बिहार गजट ( असाधारण ) 21 सितम्बर 2021 


विवरणी - ख 
वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना , परिसमपत्तियों का निर्माण 
एवं गैर वेतन पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी : 
( समेकित ) 

( राशि रुपये लाख में ) 
विषय शीर्ष 

स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि 
सं ० 


क्र ० 


1 


0101.31.04 -सहायक अनुदान वेतन 


2027.60064 


2 


0101.31.05 -सहायक अनुदान - परिसम्पतित्तयों का निर्माण 


300.00 


3 


0101.31.06 – सहायक अनुदान - गैर वेतन 


363.10 


योग 

2690.70064 
कुल ( रुपये छब्बीस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार चौसठ ) मात्र । 

d skodhzd als ] 
I jdki dsfo ' leki fpoA 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 797-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


